इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है. 


शास 


सत्यमे 


। 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


- 


- 


- 


क्रमांक 393 ] 


भोपाल, बुधवार, दिनांक 26 जुलाई 2017 - श्रावण 4, शक 1939 


संस्कृति विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल 


भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2017 


क्रमांक एफ 11 - 10 - 2017 - तीस . - राज्य शासन एतद्द्वारा भारत भवन न्यास ट्रस्ट डीड की कंडिका 7 के प्रावधानों के तहत तथा मध्यप्रदेश 
पब्लिक ट्रस्टस् एक्ट 1951 की धारा 36 ( 2) के तहत प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 1 मार्च, 2008 के अनुसरण में भारत भवन न्यास में विभिन्न 
कला अनुशासनों के निम्न ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को न्यासी के रूप में मनोनीत करता है : 


सदस्य 


सदस्य 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 


सदस्य 


डॉ . चंद्रप्रकाश द्विवेदी 
सुश्री पदमा सुब्रमण्यम 
श्री उमाकांत गुंदेचा 
श्री किरण देशपांडे 
श्री वासुदेव कामत 
श्री कपिल तिवारी 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

राजेश प्रसाद मिश्र, सचिव. 


785 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017. 


